सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 723 राँची, गुरुवार , 


12 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
6 सितम्बर , 2019 


संख्या-09/ आरोप-चतरा -15/ 2016-3410-( 09)/ रा.,-- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक, कुन्दा, चतरा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , बंदोबस्त कार्यालय , राँची के विरूद्ध बिना 
राजस्व कागजातों की जाँच किये नीलांचल आयरन एण्ड कम्पनी के पक्ष में हस्तानांतरण / नामांतरण 
करने की अनुशंसा के आरोप में उपायुक्त , चतरा के पत्रांक -111 / स्था ., दिनांक -21.02.2017 द्वारा 
आरोप प्रपत्र क प्राप्त हुआ है । 

प्रपत्र क में गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय 
पत्रांक -35/ रा., दिनांक -03.01.2019 द्वारा उपायुक्त , चतरा से मंतव्य मांगा गया एवं इस हेतु स्मारित 
किया गया । उक्त के क्रम में उपायुक्त , चतरा के पत्रांक-283 / स्था ., दिनांक -20.06.2019 द्वारा वांछित 
मंतव्य समर्पित किया गया । 


2 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 
3 . श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र क में गठित आरोपों, श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण इस पर 
उपायुक्त , चतरा से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध 
प्रपत्र क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया 
गया है । 


4 . 


विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा , से.नि.भा.प्र.से. विभागीय जाँच 
पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

अपर समाहर्ता, चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नामित किया जाता है । 


5 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 723 -- 50 


